निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 219 ) पटना , वृहस्पतिवार , 29 जनवरी 2015 


संसदीय कार्य विभाग 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2015 
सं0 सं0का0 - 1 / वि०म० ( सत्र) - 01 - 01 / 2015 - 56 — बिहार राज्यपाल का दिनांक 24 जनवरी, 2015 का 
निम्नलिखित संदेश विधान मंडल के सदस्यों की सूचना के लिये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है : 

त शक्तियों का प्रयोग करते हए मैं . 
केशरी नाथ त्रिपाठी , बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मण्डल के दोनों 
सदनों को दिनांक 20 फरवरी, 2015 को 11. 30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूँ और बिहार 
विधान सभा वेश्म , पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ । 

केशरी नाथ त्रिपाठी 

राज्यपाल , बिहार । " 
दिनांक 24 जनवरी, 2015 


बृज राज राय, 

सरकार के उप - सचिव । 

27 जनवरी 2015 
सं0 सं0का0 - 1 / वि0मं0( सत्र)01 - 01 / 2015 - 57 / अधिसूचना संख्या 56 दिनांक 27 .01.2015 का अंग्रेजी में 
निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

बृज राज राय, 
सरकार के उप - सचिव । 


PER JGTC (37HTTPUT ), 29 Jalad 2015 

The 27th January 2015 
No. P . A .- 1 / V .M . (Session )-01-01/ 2015 -56 — The Following order of the Governor of 
Bihar dated the 24th January, 2015 is hereby published for general information : 

" In exercise of the powers under Clause (1) of Article 176 of the 
Constitution of India , I, Keshri Nath Tripathi,Governor of Bihar, desire 
to address both Houses of the Bihar Legislature Assembled together on 
the 20th February, 2015 at 11. 30 A .M . and desire the presence of their 
Members in the Assembly Chamber at Patna . 

Keshri Nath Tripathi 


Governor of Bihar.” 


Dated 24th January , 2015 


BRIJ RAJ RAI, 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER J5C ( 37HTERUT ) 219 -571 + 10 - stodoutoj 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


